निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 623 ) 


8 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 30 जुलाई 2014 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

___ 28 जुलाई 2014 
सं0 नि० प्रा०/नि० 1 - 06/2014- 566 — चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 की धारा -14 ( क ) में किये गये 
संशोधन एवं सहकारिता विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या - 1273 दिनांक 01. 03. 2012 के क्रम में उक्त अधिनियम 
के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति , जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है , 
का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है । 

और , चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा परिशिष्ट - 1 में उल्लिखित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों , 
जिनके निर्वाचन देय हैं , का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है । 

बिहार सहकारी सोसाईटी ( संशोधन ) अधिनियम ( बिहार अधिनियम 06 , 2013 ) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की 
धारा - 14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का 
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा : 

i) निबंधक , सहयोग समितियाँ , बिहार , पटना के पत्रांक - 4992 एवं 4996 दिनांक 01.11 .2013 के अनुसार 

सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों ( यथा अध्यक्ष , कोषाध्यक्ष आदि ) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु 
इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू 
होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी 
इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे । 
सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के 
लिए 2 ( दो ) पद , पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) पद 
आरक्षित किये जायेंगे। 


2 


> 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 
उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं 
होगी । 
अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं , तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे । 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए 
अलग - अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम , किन्तु 50 प्रतिशत से 
किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं , पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये 

जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे । 
vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को 

छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं , उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के 
यथाशक्य निकटतम , किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं , पद महिलाओं के लिए आरक्षित 
किये जायेंगे । स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना 
नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है । अगर इस कोटि 

में कोई महिला सदस्य नहीं हैं , तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे । 
अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 ( यथा 
संशोधित , 2008 ) की धारा - 14 क तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट - 2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट - 1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के 
अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु , सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु 20.09. 2014 
( शनिवार ) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता 
है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने - अपने प्राथमिक दुग्ध 
उत्पादक सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या -464 
दिनांक 30 . 06 . 2014 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट - ऑफ तिथि दिनांक 30. 06. 2014 निर्धारित की गयी है एवं 
तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 21.07. 2014 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है । 

संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार 
दिनांक 23 . 08 . 2014 ( शनिवार ) को संलग्न प्रपत्र - 1 ( परिशिष्ट - 3 ) में सूचना निर्गत करना 

जिन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है , उन समितियों 
के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र - 2 में तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न 
प्रपत्र - 3 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612- 2231562 , 2215089 ) अथवा ई- मेल 
( bseapatna @ gmail .com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । 

सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक होगा । मतगणना 
दिनांक 20.09. 2014 ( शनिवार ) को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3 - 4 बजे से शुरू की जायेगी । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 

परिशिष्ट - 1 
निर्वाचन देय समितियों की सूची 


क्र . 


जिला का नाम 


प्रखंड 


संबद्ध संघ 


प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग 

समति का नाम 


कैमूर 


रामगढ 


महिला डहरक चक्कुपुर 


शाहाबाद 


भोजपुर 


बरिसवन 


शाहाबाद 


शाहपुर 
अगियाँव 


भोजपुर 


अगियाँव 


शाहाबाद 


भोजपुर 


अगियाँव 


बरूणा 


शाहाबाद 


भोजपुर 


अगियाँव 


लहरपा 


शाहाबाद 


भोजपुर 


जगदीशपुर 


सुल्तानपुर 


शाहाबाद 


असुधर 


शाहाबाद 


भोजपुर 
भोजपुर 


जगदीशपुर 
चरपोखरी 


हवेलीपुर 


शाहाबाद 


रोहतास 


दिनारा 


पंडितपुरा 


शाहाबाद 


रोहतास 


दिनारा 


तेनुआठ मठिया 


शाहाबाद 


रोहतास 


दिनारा 


करंज दुग्ध 


शाहाबाद 


रोहतास 


सूर्यपुरा 


महिला खडुआँ 


शाहाबाद 


रोहतास 


बिक्रमगंज 


नोआँव 


शाहाबाद 


नालन्दा 


हिलसा 


चन्दौत 


नालन्दा 


चण्डी 


मुबारकपुर 


वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 


पटना 


मसौढी 


भदौरा 


पटना 


सोरमपुर 


वैशाल पाटलिपुत्र 


पटना 


कोरावाँ 


पटना 


जमलपुरा 


पटना 


अजवाँ 


दुल्हिन बाजार 
नौबतपुर 
नौबतपुर 
नौबतपुर 
नौबतपुर 
नौबतपुर 
नौबतपुर 
नौबतपुर 


पटना 


सरासत 


पटना 


छोटी कोपा 


वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 


पटना 


सरारी 


पटना 


चेसी 


पटना 


बिहटा 


अमहारा 


पटना 


बिहटा 


महमदपुर 


पटना 


पालीगंज 


मसौढ़ा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 

परिशिष्ट -1 
निर्वाचन देय समितियों की सूची 


क्र . 


जिला का नाम 


प्रखंड 


संबद्ध संघ 


प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग 

समति का नाम 
कंसारी 


28 


पटना 


पुनपुन 


29 


नेवाँ 


पटना 


पुनपुन 


वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 


पटना 


शेखपुरा 


31 


पटना 


पुनपुन 
फुलवारीशरीफ 

बिक्रम 


आकोपुर नगवाँ 


पटना 


गुलामीचक 


वैशाल पाटलिपुत्र 


पटना 


बिक्रम 


पूर्वी पड़रियावाँ 


वैशाल पाट 


34 


पटना 


बिक्रम 


महेन्द्रनगर 


वैशाल पाटलिपुत्र 


35 


पटना 


अलावलपुर 


खुसरूपुर 


36 


पटना 


नेटार 


वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 


वैशाली 


खुसरूपुर 
बिदुपुर 
बिदुपुर 


दाउदनगर 


वैशाली 


म0 मंझौली 


वैशाल पाटलिपुत्र 


39 


वैशाली 


बिदुपुर 


म0 चाँदपुर सैदाबाद 


वैशाली 


महुआ 


अलीपुर 


वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 


41 


वैशाली 


राजापाकर 


बेलकुण्डा 


42 


वैशाली 


राजापाकर 


बिरना लखनसेन 


43 


वैशाली 


जन्दाहा 


म0 ब्रह्मबट्टा 


वैशाल पाटलिपुत्र 


वैशाली 


जन्दाहा 


रोहुआ 


वैशाल पाटलिपुत्र 


45 


वैशाली 


जन्दाहा 


गौसपुर 


46 


वैशाली 


जन्दाहा 


चकदीवान 


4 / 


वैशाली 


महुआ 


टॉड़ा बुजुर्ग 


वैशाली 


महुआ मुकुन्दपुर 


49 


वैशाली 


जगदीशपुर 


वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 


50 


वैशाली 


महिला चकसकरा 


51 


महुआ 
हाजीपुर 
हाजीपुर 
हाजीपुर 
पातेपुर 
पातेपुर 
लालगंज 


वैशाली 


चकसैद लोमा 


वैशाली 


सिमरवाड़ा 


वैशाली 


बहुआरा 


54 


वैशाली 


जफराबाद 


5 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 

परिशिष्ट - 1 
निर्वाचन देय समितियों की सूची 


क्र . 


जिला का नाम 


प्रखंड 


संबद्ध संघ 


प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग 

समति का नाम 
प्रबोधी नरेन्द्र 


55 


वैशाली 


लालगंज 


56 


वैशाली 


भगवानपुर 


कैलीटाँड़ 


57 


वैशाली 


बेलसर 


बीबीपुर 


58 


वैशाली 


चेहराकला 


चकौलिया 


वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 
वैशाल पाटलिपुत्र 

मिथिला 


59 


वैशाली 


राघोपुर 


शिवनगर 


सारण 


दरिहारा 


दरियापुर 
अलीनगर 


दरभंगा 


HARSINGHPUR DATH 


दरभंगा 


बिरौल 


SONBEHAT 


मिथिला 


दरभंगा 


हनुमाननगर 


KOLHANTA 


मिथिला 


64 


दरभंगा 


जाले 


LATRAHA 


मिथिला 


65 


दरभंगा 


जाले 


RATANPUR 


मिथिला 


66 


दरभंगा 


जाले 


KACHHUA 


मिथिला 


दरभंगा 


जाले 


RADHI 


मिथिला 


दरभंगा 


सिंघवाडा 


BHAWANIPUR 


मिथिला 


दरभंगा 


सिंघवाडा 


MAHESH PATTY 


मिथिला 


70 


दरभंगा 


सिंघवाडा 


MANIKAULI 


मिथिला 


71 


BHARPURADIH 


मिथिला 


/ 


SAKHMOHAN 


मिथिला 


बिभुतीपुर 
बिभुतीपुर 
बिभुतीपुर 
बिभुतीपुर 


73 


DIYANATPUR 


मिथिला 


74 


DAMODARPUR MAHILA 


मिथिला 


75 


खानपुर 


TENGRAHA 


मिथिला 


76 


समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर । 
समस्तीपुर 


पटोरी 


SHAHPUR UNDI 


मिथिला 


77 


पूसा 


DIGHRA 


मिथिला 


रोसडा 


MURLI 


मिथिला 


/ 


O 


WAJIDPUR 


मिथिला 


समस्तीपुर 
सरायरंजन 
सरायरंजन 


SUAPAKAR 


मिथिला 


81 


SARAIRANJAN MAHILA 


मिथिला 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 

परिशिष्ट -1 
निर्वाचन देय समितियों की सूची 


क्र . 


जिला का नाम 


प्रखंड 


संबद्ध संघ 


प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग 

समति का नाम 
LAGMA 


सरायरंजन 


मिथिला 


सरायरंजन 


MANIKPUR 


मिथिला 


84 


समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 


WAJIDPUR 


मिथिला 


उजियारपुर 
वारीसनगर 


85 


HAJPURWA 


मिथिला 


86 


मोहद्दीनगर 


बजरंगबली 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


खगडिया 


अलौली 


लदौड़ा 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


बेगूसराय 


बलिया 


बहाउद्दीनपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


89 


बेगूसराय 


बरौनी 


सहुरी 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


90 


बेगूसराय 


बरौनी 


मालती 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


91 


बेगूसराय 


बछवाडा 


रूदौली 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


92 


बेगूसराय 


बछवाडा 


लोदियाही 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


93 


बेगूसराय 


बछवाडा 


बिसनपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


94 


बेगूसराय 


बछवाडा 


दरगहपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


95 


बछवाडा 


भगवती कालीस्थान 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


बेगूसराय 
बेगूसराय 


96 


बछवाडा 


नम्बर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


97 


बेगूसराय 


बछवाडा 


चक्का 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


बेगूसराय 


बेगूसराय 


कैथ 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


99 


बेगूसराय 


चाँदपुरा 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


100 


परना 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


बेगूसराय 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


101 


बेगूसराय 


सॉख 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


102 


बेगूसराय 


बेगूसराय 


खम्हार 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


103 


बेगूसराय 


बेगूसराय 


मोहनपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 
देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


104 


बेगूसराय 


बेगूसराय 


लाखो 


105 


बेगूसराय 


बेगूसराय 


शाहपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


106 


बेगूसराय 


मकदमपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


107 


बेगूसराय 


मंसूरचक 
मंसूरचक 
मंसूरचक 


दशरथपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


108 


बेगूसराय 


द्वारिकापुर महिला 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 

परिशिष्ट - 1 
निर्वाचन देय समितियों की सूची 


क्र . 


जिला का नाम 


प्रखंड 


संबद्ध संघ 


प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग 

समति का नाम 
आगापुर 


109 


बेगूसराय 


मंसूरचक 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


110 


बेगूसराय 


मंसूरचक 


विजया 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 
देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


111 


बेगूसराय 


मटिहानी 


जिला पुनर्वास महिला 


112 


बेगूसराय 


मटिहानी 


सिहमा दियारा 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


113 


बेगूसराय 


मटिहानी 


सोलर सरिया दियारा 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


114 


मटिहानी 


महम्मदपुर गौतम म 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


बेगूसराय 
बेगूसराय 


115 


भगवानपुर 


चेरिया 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


116 


बेगूसराय 


भगवानपुर 


मानोपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


117 


बेगूसराय 


भगवानपुर 


डोहटा महिला 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


118 


बेगूसराय 


वीरपुर 


बदिया 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


119 


बेगूसराय 


वीरपुर 


फजिलपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


120 


बेगूसराय 


वीरपुर 


मखवा 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


121 


बेगूसराय 


भवानंदपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


वीरपुर 
वीरपुर 


122 


बेगूसराय 


खरमौली 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


123 


बेगूसराय 


नौला 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


124 


चेरिया बरियापुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


बेगूसराय 
बेगूसराय 


125 


वीरपुर 
चे. बरियारपुर 
चे. बरियारपुर 
चे. बरियारपुर 

तेघडा 


धरमपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


126 


कोरजाना 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


127 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


परबंदा 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


128 


नावकोठी 


बभनगामा 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


129 


बेगूसराय 


नावकोठी 


पहसारा - 2 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


130 


बेगूसराय 


नावकोठी 


कमलपुर 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 
देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


बेगूसराय 


नावकोठी 


बसगोपालपुर 


132 


बेगूसराय 


नावकोठी 


छतौना 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 


133 


बेगूसराय 


दुन्ही 


गढपुरा 
पंचदेवरी 


134 


गोपालगंज 


नन्दनी 


देशरत्न डा . राजेन्द्र प्रसाद 

तिरहुत 
तिरहुत 


135 


गोपालगंज 


कुचायकोट 


सुजानपुर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 

परिशिष्ट -1 
निर्वाचन देय समितियों की सूची 


क्र . 


जिला का नाम 


प्रखंड 


संबद्ध संघ 


प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग 

समति का नाम 
कुट्टी कटैया 


136 


लौरिया 


प० चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 


तिरहुत 
तिरहुत 


137 


मेदन श्रीसिया 


कल्याणपुर 
कल्याणपुर 


138 


पकड़ी टोला 


139 


पूर्वी चम्पारण 


कल्याणपुर 


बाजार बासघाट 


तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 


140 


कल्याणपुर 


बलमी श्रीसिया 


141 


उत्तरी नोनेया 


पहाडपुर 
घोडासहन 


142 


खरझकिया 


तिरहुत 


143 


पूर्वी चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 


घोडासहन 


अठमोहान 


144 


घोडासहन 


यदुवंशी नगर 


तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 


145 


आदापुर 


टिकुलिया 


146 


ढाका 


जटवलिया 


तिरहुत 


147 


सकरा 


चाँदपुर चिकनौटा 


148 


सकरा 


रायपुर 


सकरा 


लोहरगामा 


150 


सकरा 


मथुरापुर जानी 


तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 


151 


सकरा 


सिमरा महिला 


मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 


152 


साहेबगंज 


पहाड़पुर मनोरथ 


153 


मोतिपुर 


श्रीसिया जगदीश 


154 


पारू 


मुजा बंगरा 


तिरहुत 


155 


साहेबगंज 


महदेईया तालुका 


156 


साहेबगज 


बालुटोला 


157 


ब्रजमुरिया 


मीनापुर 
सरैया 


158 


मुजफ्फरपुर 


कुईया 


तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 


159 


मुजफ्फरपुर 


मीनापुर 


उफरौलिया 


मुजफ्फरपुर 


बान्द्रा 


जरंगी बगाही 


161 


सकरा 


जोगनीजागा 


मुजफ्फरपुर 
शिवहर 


162 


पिपराही 


मीनापुर बलहा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 

परिशिष्ट - 1 
निर्वाचन देय समितियों की सूची 


क्र . 


जिला का नाम 


प्रखंड 


संबद्ध संघ 


प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग 

समति का नाम 
दिलावरपुर 


163 


सीतामढी 


रून्नीसैदपुर 
बेलसण्ड 


तिरहुत 
तिरहुत 


164 


सीतामढी 


भंडारी 


165 


सीतामढी 


रून्नीसैदपुर 


रैन विसुनी 


166 


सीतामढी 


डुमरा 


पड़री 


167 


परशुरामपुर सुन्दरगामा 


सीतामढी 
सीतामढी 
सीतामढी 


168 


तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 
तिरहुत 


परसौनी 
रून्नीसैदपुर 
___ रून्नीसैदपुर 


गीधा 


169 


फुलवरिया 


परिशिष्ट - 2 


प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 


क्र० 


कार्यक्रम 


तिथि 


23. 08. 2014 ( शनिवार ) 


(i ) |निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र - 1 में सूचना 

का प्रकाशन 
(ii) | नामांकन की तिथि एवं समय 


(iii ) संवीक्षा की तिथि एवं समय 


09.09. 2014 ( मंगलवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
10. 09. 2014 ( बुधवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
11. 09. 2014 ( गुरूवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
20 .09. 2014 ( शनिवार ) 
7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


( iv ) अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि । 


( v ) | मतदान , अगर आवश्यक हो 


( Vi ) | मतगणना 


20.09 .2014 ( शनिवार ) 
( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


बिहार गजट ( असाधारण), 30 जुलाई 2014 

परिशिष्ट - 3 
प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति निर्वाचन 

प्रपत्र - 1 

सूचना का प्रपत्र 
जिला ......................., प्रखंड..................... के प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ............. 
निबंधन संख्या........... .............., पता ............. 

...................... के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के 
सदस्यों का निर्वाचन दिनांक....... . ......... को किया जाना है , 


मैं .......... 

..............निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या .............. है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 
पद 

निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 


1. 
उपविधि में वर्णित तथा प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित 

निदेशों के अनुसार उल्लेख करें । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय......... ....... अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

___ ( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में .............. 

.... को .............. 

............... पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

___ ( स्थान का नाम ) 
है । नामांकन पत्र दिनांक . 

........ 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 
( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 


. ........ से दिनांक .......................... तक .. 


(iii ) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक ......... 

.............बजे से.... ............. बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 


( iv ) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक. ................ को ... 


............. पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी । 
( स्थान का नाम ) 


( v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक...................... को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तक ............ .............. पर 

( स्थान का नाम ) 
दाखिल की जा सकती है । अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित 
सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा । 


( vi ) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक............... को 07 बजे पूर्वाह्न से 02 बजे अपराह्न तक होगा । 


(vii ) मतदान केन्द्र ...... 


...... ( पुरा पता ) में अवस्थित होगा । 


( Viii) मतगणना दिनांक.... 


.... बजे से... 


........ पर की जायेगी । 


( स्थान का नाम ) 


स्थान 
तिथि - 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 


11 


प्रपत्र - 2 
विभिन्न सहकारी / स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची 
जिला : 

प्रखंड : 
केन्द्रीय/ शीर्ष समिति का नाम , जिससे 

समिति का कार्य विवरण : 
समिति संबंद्ध है : 
अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार मतदाताओं की 

संवीक्षा की तिथि : 

DD /MM /YYYY 
कुल संख्या : 


समिति का नाम : 

महिला/ 
अध्यक्ष पद 

पुरूष 


आरक्षण कोटि * 


अभ्युक्ति 


क्रमांक 


मंत्री / उपाध्यक्ष/ 

सचिव 


महिला / 
पुरूष 


आरक्षण कोटि * 


अभ्युक्ति 


क्रमांक 


_ अनु० जाति / अनु० जनजाति / अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य 


बिहार गजट ( असाधारण), 30 जुलाई 2014 
बोर्ड / प्रबंधकारिणी समिति के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची 

अत्यन्त 
अनु० जाति / 

पिछड़ा वर्ग | सामान्य कोटि 
अनु० जनजाति कोटि वर्ग कोटि 


अभ्युक्ति 


पिछड़ा 


कोटि 


कुल पदों की संख्या 

( अध्यक्ष/ 
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव 

को छोड़कर ) 
कुल ( पुरूष 
अभ्यर्थियों की 

संख्या ) 
कुल ( महिला 
अभ्यर्थियों की 

संख्या ) 
कुल अभ्यर्थियों की 

संख्या 


निर्वाचन पदाधिकारी का 

हस्ताक्षर । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 


_ 13 


प्रपत्र - 3 


विभिन्न सहकारी /स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध / सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची 


जिला : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


कुल मतदाताओं की 

संख्याः 


प्रखंड : 
मतदान करने 
वाले मतदाताओं 

की संख्या : . . . . . 
निर्वाचन की 

___ DD/ MM/ YYYY 
तिथि : 


समिति का नाम : 


अभ्युक्ति 


पद 


नाम 


महिला / पुरूष 


आरक्षण 
कोटि * 


अध्यक्ष 


मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 

सचिव 


* अनु० जाति / अनु० जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग / सामान्य 


बोर्ड / प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम 
अनु० जाति / 

अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग कोटि पिछड़ा 
अनु० जनजाति कोटि 

वर्ग कोटि 


अभ्युक्ति 


सामान्य 
कोटि 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जुलाई 2014 


अभ्युक्ति 


बोर्ड / प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम 
अनु० जाति/ 

अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग कोटि 
अनु० जनजाति कोटि 

पिछड़ा 
वर्ग कोटि 


सामान्य 
कोटि 


कुल पदों की 

संख्या 
( अध्यक्ष/ 
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 
सचिव को 

छोड़कर ) 
कुल (निर्वाचित 
पुरूष सदस्यों की 

संख्या ) 
कुल (निर्वाचित 
महिला सदस्यों की 

संख्या ) 
कुल निर्वाचित 
सदस्यों की संख्या 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 623 - 571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette . bih .nic .in 


